ii80 


HARYANA GOVT. GAZ ., APRIL 22, 1986 (VYSK . 2, 1908 SAKA ) 


PART I 


- 


लोक निर्माण विभाग 


भवन एवं . सड़क शाखा 


- 


अम्बाला वृत्त 


नं ० एस ० 


दिनांक 2 अप्रैल , 1986 
० सी ०/ लो० नि ०वि ०/भ6 एवं ० स० अम्बाला 739. ~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार 
द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला कुरुक्षेत्र में जी ० टी ० रोड़ से राम पुरा (उमरी ) तक सड़क का निर्माण 
हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न विशिटियों में वणित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ 
अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की 
जाती है जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन जिला राजस्व अधिकारी 
तथा भूमि अर्जन समाहर्ता, कुरुक्षेत्र को उक्त भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का नरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता कुरुक्षेत्र एवं कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय 
मण्डल नं . II , हरियाणा लो ० नि ० वि ० भ ० एवं स ० शाखा कुरुक्षेत्र के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


.... 


. 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र गांव 


हदवस्त २० 


. 


खसरा नं ० 


क्षेत्रफल 
(एकड़ों में ) 


21 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


उमरी 


370 . 


.0.36 


.4, 5 , 6 , 7 


। 


। 


दश बन्ध , 


. 


... 


. 


न 


अधीक्षक अभियन्ता , 
अम्बाला परिमण्डल , लोक निर्माण विभाग , 

भवन तथा मार्ग शाखा, अम्बाला छावनी । 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDINGS AND ROADS BRANCH 

AMBALA CIRCLE 


- 


- 


The 2nd April , 1986 


7 


a 


No. SE/ P.W.D., B & R/ Ambala // 740. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that land . 
is likely to be required to be taken by the Government, at the public expense , for a public purposė , namely 
for constructing road from Radaur Jathalana to Harijan Basti, Jathlana . Majri in Kurukshetra 
District , it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the 
aforesaid purpose . 

This declaration is made ubder the provision of section 6 of the Land Acquisitich . Act , 1894, to 
all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act , the District Revenue 
Officer - cum - Land Acquisition Collector, Kurukshetra , hereby directed to take order for the acquisition of 
the said land. 

A plan of the landmay be inspected in the offices of the District Revenue Officer-cum -Land 
Acquisition Collector , Kurukshetra and the Executive Engineer , Provincial Division No 2, Haryana P.W.D. , 
B. & R Branch , Kurukshetra . 


PART I ] 


HARYANA GOVT.GAZ., APRIL 22 , 1986 (VYSK . 2,1908 SAKA ) 


1181 . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Locality / 
Village 


Hadbast 

No. 


Area in 
Acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Kurukshetra Tlianesar 


Jathlana 


4 . 


1.20 . 


54 


16, 17 , 25 , 26 


55 


11 , 12/1 , 20 
171 , 172 , 148/1 , 176 , 207 , 140 , 
141 


. 


( Sd .) 

Superintending Engineer , 
Ambala Circle , P.W.D., B. & R. Branch , 

Ambala Cantt. 


1 


3 


लोक निर्माण विभाग 
भवन एवं सड़क शाखा 


अम्बाला वृत 


दिनांक 2 अप्रैल , 1986 
नं ० एस ० सी लो ० नि ० वि ०/ भ ० एवं स ०./ अम्बाला 740.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि 
सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला कुरुक्षेत्र में रोदौर, जठलाना सड़क से हरिजन जैठलाना माजरी 
तक सड़क का निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है अतः यह घोपित किया जाता है कि निम्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपयुक्त 
प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है . 
जो इस से सम्बन्धित हो सकते है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन ला राजस्व अधिकारी तथा 
भूमि अर्जन समाहर्ता कुरुक्षेत्र को उक्त भूमि के अर्जन हेतु प्रादेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शं का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता, कुरुक्षेत्र एवं कार्यकारी अभियन्ता 
प्रान्तीय मण्डल नं ० II , हरियाणा लो ० नि ० वि ० भ ० एवं स ० शखा, कुरुदौन के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टिय 


.... 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 
गांव 


: खसरा नं ० 


नं ० 


क्षेत्रफल 
( एकड़ों में ) 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


जठलाना 


4 


1.20 , 


54 


16, 17, 25, 26 


66 


11, 12/1, 20 


.. 


176 , 


- 


171 , 172, 148/1 , 
207, 140 , 141 


+ 


देश बन्ध 


अधीक्षक अभियन्ता, 
अम्बाला परिमण्डल , लोक निर्माण विभाग , 
भवन तथा माप शाखा, अम्बाला छावनी । 


